PARTI] 


HARYANA GOVT . GAZ., MAR. 31 , 2009 (CHTR. 10 , 1931 SAKA ) 


187 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं सड़कें ) 


दिनांक 18 मार्च, 2009 


क्रमांक RA 02/13.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, 
सरकारी प्रयोजन अर्थात् जीन्द- गोहाना - सोनीपत नई रेलवे लाईन के निर्माण हेतु तुरन्त अपेक्षित है । इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 
नीचे वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड ( ग) के साथ पढ़ते हुए धारा 4 के उपबन्धों के अधीन 
उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने 
सेवकों तथा कर्मकारों सहित परिक्षेत्र में भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए 
इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


हरियाणा के सज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त जिसके लिए भूमि अपेक्षित है उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के 
खण्ड ( ग) के उपन्ध इस पर लागू होते हैं इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 4) के अधीन इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा 5- क के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होगे । 


.. 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, सोनीपत या उप मुख्य अभियन्ता निर्माण उत्तर रेलवेशिवाजी 
ब्रिज नई दिल्ली के कार्यालय में देखा जा सकता है ! 


विशिष्टि 


क्र ० जिले का 


गांव का 


मुरब्बा नं ० / किला नं ० व दिशा 


तहसील 
का नाम 


हदबरत नं ० क्षेत्रफल 

रकबा 
कनाल - मरला एकड़ में 


सं . नाम 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1. सोनीपत 


गोहाना 


गुढा 


33 


27-1 


3.381 


354 


15, 16, 25 


357 


5 


358 


1/1, 2/1, 10, 11 , 12, 19 


2. सोनीपत 


गोहाना 


टसका 


13 


36- 3 


4.531 


19, 22/ 1,22/ 2 , 23/1 


12 


11/1 , 11/2 , 12/1 , 19, 20 


13 


3, 4, 6, 7/1 , 7/2 , 8 , 14, 15 


3. सोनीपत 


गोहाना 


गोहाना 


32 


11 .19 


1.494 


375 


17, 18, 24.25 


4. सोनीपत 


गोहाना 


35 


288 -2 


36.012 


1 


25 


माहरा 
( जारी) 


18, 19, 26/1, 21, 22, 23, 24 


6 


1 , 2/1 , 2/2, 7/2. 8/1 . 8/2, 9 . 
10 , 12, 13, 14 , 15 , 16/1 , 16/2 . 


17 


7 


4. 5.6 


2 / 1.3.4.57 


188 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR. 31, 2009 (CHTR. 10, 1931 SAKA) 


{ PARTI 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


4. सोनीपत 


गोहाना 


माहरा 


35 


288 -2 136.012 


12 1/1 , 8, 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 

16/1 , 16/2 , 17 , 18, 25 


13 20. 21, 22/1 , 22/2, 23/1 


19 


21 


20 


10 , 11, 12, 13, 17 , 18, 19, 24 , 


25 


21 


2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 15 


36 


1, 2, 3, 7, 8, 9 , 13, 14 , 15 , 16 


- 


141 


37 


11 , 18, 19 , 20 , 22. 23 , 24 , 25 


40 


11, 18, 19, 20 , 21 


1 , 2, 7 , 8, 9, 10, 13, 14 , 15 , 


16, 17. 


42 


4 , 


5 


5. सोनीपत 


गोहाना 


रभड़ा 


81 


38-16 


4.850 


2 


18, 22 , 23, 24 


3 


10, 11, 12 


4 3/1 , 4 , 5,6/ 1, 6/2, 7/1 


6. सोनीपत 


गोहाना 


सिकन्दरपुर माज 


64 


214-7 


26.794 


37 


8. 12, 13, 14,16 , 17 , 18. 25 


- 


38 20/2 , 21, 22.23 


51 


21 


52 


10/1 , 10/2 , 11 , 12, 13/1 , 16 , 
17, 18, 19, 24/1 . 25/1 , 25/2 


53 


2/2 , 3/1, 3/ 2,4 , 6/1 , 6/2 


56 


5 


57. 


1/1 , 1/2, 2 , 3. 6 , 7, 8/1 , 8/2, 
9/1 , 9/2, 14, 15 


58 


11, 18/2 , 19, 20 , 22, 23, 24 , 


25 


65 


13, 20 , 21 , 22, 23 


66 


1 , 8 , 9 , 10. 12, 13 , 14. 15 . 
16, 17 


67 


4,5 


74 - 3.4.5, 6 
75 9 , 10, 11 , 12, 13, 14, 16, 17 , 

18 , 25 


76 


20. 21 , 22 


?? 


2 


PARTIJ 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR . 31, 2009 (CHTR . 10 , 1931 SAKA ) 


189 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


7. सोनीपत 


गोहाना 


लाट 


65 


451-19 


56.494 


49.23 


50 


2, 3, 4, 6, 7 , 15 


51 


10 , 11 , 12, 13, 17 , 24, 25 


52 


21 


75 11 , 12. 17 , 18, 19, 20 , 22, 23 , 

24 , 25 


76 1 , 2, 3, 6 , 7 , 8, 9, 14, 15 


82 


4.5 


83 


1 , 2 , 7 , 8, 9 , 10, 12, 13, 14, 
15, 16 


84 


11 , 18 , 19 , 20, 21 , 22, 23, 24 


100 


20 , 21 , 22 , 264 


101 


1,9/ 1 , 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 
16. 17 , 18, 25 


102 


5,6 


113 


1,2/ 1 , 3, 4 , 6 , 7 , 15/1 


114 


10, 11 , 12, 17, 18. 19, 20 , 23 . 
24, 25 


115 


21 


123 


11 , 18, 19, 20 , 22 , 23/2, 24 , 


25 


124 


1 , 2 , 7 , 8 , 9 , 13/2, 14, 15, 16 


140 


4 , 5 , 


6/1 


141 


1 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13, 14, 15/1 , 
16, 17 , 18 , 25 


142 


19, 20 , 21. 22, 23 


146 


2 , 3, 4, 5 , 6 , 7 , 8 , 238, 1286, 
203, 244, 250 , 232 , 1358 
23/1 , 23/2 , 24/1 


8. सोनीपत 


गोहाना 


बीधल 


66 


10-8 


1.300 


87 


89 


3, 4 , 5/1, 5/2 


9. सोनीपत 


गोहाना 


भैंसवाल बादला 


67 


137-10 


17.188 


4 21/1 . 21/2 , 22 


5 


9, 10, 11, 12, 13, 14 , 16, 17 , 
18. 19, 24 , 25/1 . 25/2 


6 


15 


11 


1/1 , 2. 3, 4 , 6/1, 6/2. 7/1, 8/1 , 
14. 15/1 , 15/2 
11, 12/1, 12/2 , 17, 18, 19/1 , 
19/2 , 20 , 23 , 24, 25 


12 


14 


20. 21 , 22 


15 


1/1, 2/1 . 7 , 8/1 , 9, 10 , 13/2 , 
14. 15/1, 16/1 . 16/2 


4 


4 5 


-- 


190 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 31, 2009 (CHTR . 10 , 1931 SAKA ) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


10. fera 


गोहाना 


तिहाड 


183 


154-7 


19.294 


24 18 , 22 , 23, 24/1 , 24/2 , 25 


26 


4 , 5 


27 


1 , 2 , 7 , 8 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15 , 
16 


28 11. 19 , 20 , 21, 22 , 23, 24 


33 20 , 21 


34 


21, 22 , 23/1, 23/2 , 24 , 25 , 16 , 


17 


35 19 , 20 , 21, 22 , 23 , 24 , 25 
36 1/1 , 8 , 9, 10 , 11 , 12 , 13/1 , 

13/2 , 14 , 15 , 16 , 17 


37 


3 , 4 , 5 , 


6 


उपरोक्त किला/ खसरा को न्यूनतम समझा जाए ! 


(GRET.). . 

अधीक्षक अभियन्ता, 
झज्जर सर्कल, लोक निर्माण विभाग , ( भवन एवं सड़क शाखा), 

झज्जर 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDING AND ROAD BRANCH ) 


The 18th March , 2009 


No. RÀ 02/13. Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described below is needed 
urgently by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely , for construction of Sind - Gohana 
Sonepat New Railway Line is hereby notified that the land described below is needed for above purpose . 

This notification is made under the provision of Section 4 read with clause (c ) of Sub-section (2 ) of Section 17 of 
the Land Acquisition Act 1894 for the information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana , hereby authorizes the 
officers with their servants and workmen , for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey any 
land in the locality and to do all the other acts required or permitted by that section . 

Further , whereas, the Governor of Haryana is satisfied that purpose of which the land is required is of an urgent 
importance within the meaning of clause (c ) of Sub -section ( 2 ) of Section 17 of the said Act and wliereas the Governor 
of Haryana is of the opinion that the provision of Sub-section (2) of the said section are thus applicable , it is hereby 
directed under Sub - section (4 ) of Section 17 of the said Act, the provision of Section 5 - A , of the said Act shall not apply 
in regard to this acquisition . 

The plais of land may be inspected in the Office of the D RO -cum - Land Acquisition , Collector, Sonipat or 
Dy. Chief Engineer / Const. Northern railway , Shivaji Bridge, New Delhi. 

Specifications 


S. Name of Name of 
No. District Tehsil 


Name of 
Village 


Hadbast Area in 
No. K - M 


Area in Murabha No./Killa No. and Khasra No. 
Acre 


I 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


1. Sonipat Gohana 


Gudha 


33 


27-1 


3.381 


354 15 , 16 , 25 


357 


5 


358 


1 / 1.2 / 1 , 10 , 11 , 12 , 19 


Partl ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR 31, 2009 (CHTR . 10 , 1931 SAKA ) 


191 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


2. Sonipat Gohana 


Thaska 


13 


36-5 


4.531 


11 


19 , 22/1 , 22/2 , 23/1 


12 11/1 , 11/2 , 12/1 , 19 , 20 
13 3,4,6,7 / 1, 7/2 , 8 , 14 , 15 
375 17, 18 , 24, 25 


Gohana 


32 


11-19 


1.494 


3. Sonipat Gohana 
4. Sonipat Gohana 


Mahara 


35 


288 -2 


36.012 


1 


25 


6 


1 


5. Sonipat Gohana 


Rabhra 


81 


38 -16 


4.850 


S 18 , 19 , 20/1, 21 , 22 , 23 , 24 

1 , 2/1 , 2/2 , 7/2 , 8/1 , 8/2 , 9 , 10 , 

12 , 13 , 14 , 15 , 16/1, 16/2 , 17 
7 4,5,6 
11 2 / 1,3,4,5,7 
12 1/1 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13, 14 , 

16/1, 16/2 , 17 , 18 , 25 
13 20 , 21 , 22/1 , 22/2 , 23/1 
19 21 
20 10 , 11 , 12 , 13 , 17 , 18 , 19 , 24 , 25 
21 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 15 

36 1,2,3 , 7 , 8 , 9 , 13 , 14 , 15 , 16 
141 
37 11, 18 , 19 , 20 , 22, 23, 24 , 25 
40 11 , 18 , 19 , 20 , 21 
41 1 , 2 , 7 , 8 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15 , 

16 , 17 
42 4,5 

2 18 , 22 , 23, 24 
3 10 , 11 , 12 
4 3/1, 4 , 5 , 6/1 , 6/2 , 7/1 
37 8 , 12 , 13 , 14,16 , 17 , 18 , 25 
38 20/2 , 21, 22 , 23 
31 21 
52 10/1, 10/2 , 11 , 12 , 13/1 , 16 , 

17 , 18 , 19 , 24/1 , 25/1 , 25/2 
53 2/2 , 3/1, 3 / 2,4 , 6/1 , 6/2 
56 5 
57 1/1 , 1/2 , 2 , 3 , 6 , 7 , 8/1, 8/2 , 

9/1 , 9/2 , 14 , 15 
58 11 , 18/2 , 19 , 20 , 22, 23 , 24 , 

25 
65 19 , 20, 21, 22, 23 
66 1 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 

16 , 17 

4,5 
74 3,4,5,6 
75 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 

18 , 25 


6. Sonipat Gohana 


64 


214-7 


26.794 


Sikanderpur 
Mazra 


67 


76 20 , 21, 22 


77 


2 


192 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR . 31 , 2009 (CHTR . 10 , 1931 SAKA ) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


7 


8 


7. Sonipat 


Gohana 


Lath 


65 


451-19 


56.494 


49 23 


50 2,3,4,6,7,15 
51 10 , 11 , 12, 13 , 17 , 24 , 25 


52 21 


75 


11, 12 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22, 23 , 
24 , 25 


76 1, 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 9 , 14 , 15 


82 4,5 


83 


1 , 2 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13, 14 , 
15 , 16 


7 


84 


11, 18 , 19 , 20, 21, 22 , 23 , 24 


100 20 , 21, 22 , 264 


101 


1 , 9/1 , 9/2 , 10 , 11, 12 , 13, 14 , 
16 , 17 , 18 , 25 


102 5,6 


113 


1 , 2/1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 15/1 


114 


10 , 11 , 12 , 17 , 18 , 19 , 20 , 23 , 
24 , 25 


115 


21 


123 


11, 18 , 19 , 20 , 22 , 23/2 , 24 , 
25 


124 


1 , 2,7,8,9, 13/2 , 14 , 15 , 16 


140 


4,5,6 / 1 


141 


1 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15/1 , 
16 , 17 , 18 , 25 


142 


19 , 20 , 21, 22 , 23 


146 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 238 , 1286 , 

209, 244, 250 , 232 , 1358 


8. Sonipat Gohana 


Bidhal 


66 


10-8 


1.300 


87 


23/1 , 23/2 , 24/1 


89 


3 , 4 , 5 /1.5 / 2 


9. Sonipat Gohana 


Bhainswal 


67 


137-10 


17.188 


4 


21/1 , 21/2 , 22 


Bawal 


5 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 

18 , 19 , 24 , 25/1, 25/2 


6 


15 


11 


1/1, 2 , 3 , 4 , 6/1 , 6/2 , 7/1, 8/1 , 
14 , 15/1 , 15/2 


12 


11 , 1271 , 1272 , 17 , 18 , 19/1 , 
19/2 , 20 , 23 , 24 , 25 


14 20 , 21, 22 


15 


1/1 , 2/1, 7 , 8/1, 9 , 10 , 13 
14 , 15/1 , 16/1, 16/2 


4 


4,5 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 31, 2009 (CHTR. 10, 1931 SAKA) 


193 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


10. Sonipat Gohana 


Tihar 


183 


154.7 


19.294 


24 18, 22 , 23,24 / 1,24/ 2 , 25 
26 4,5 
27 1 , 2 , 7 , 8 , 9 , 10 , 13 , 14, 15 , 

16 
28 11,19,20,21,22,23,24 
33 20 , 21 
34 21 , 22 , 23/1 , 23/2, 24 , 25 , 16, 

17 
35 19,20,21 , 22,23,24,25 
36 1/1 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12, 13/1 , 

13/2 , 14, 15, 16, 17 
37 

3,4,5,6 
Rasta and Extra 
The above noted Killa /Khasra . 
Numbers are partly notified thus 
Killa /Khasra Numbers may be 
considered as minimum . The 
railway line generally laying 
from West to east as shown in the 
plan . 


( Sd.), .., 
Superintending Engineer, 
Jhajjar Circle, Public Works Department , 

( Building and Roads Branch ), Jhajjar. 


कृषि विभाग 


दिनांक 23 मार्च, 2009 


.. 


संख्या 467- कृ ० अनु०(1)-2009/4545.--- पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), 
की धारा 6- ख की उपधारा (2) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 
2179 -कृअनु० (1)-2006/18070, दिनांक 5 अक्तूबर, 2006 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के 
खाना 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को , उसके खाना 1 में विनिर्दिष्ट गोहाना के मण्डी क्षेत्र से निकालते हुए तथा उक्त अनुसूची खाना 2 में विनिर्दिष्ट 
सफीदों के मण्डी क्षेत्र में उसे शामिल करते हैं : 

अनुसूची 
मण्डी क्षेत्र मण्डी क्षेत्र क्षेत्र जो गोहाना अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से निकाला जाना है और सफीदों के अधिसूचित मण्डी 
जिस से क्षेत्र जिस में क्षेत्र क्षेत्र में शामिल किया जाना है 


निकाला जाना 


शामिल किया 


है 


जाना है 


1 


2 


3 


गांव का नाम 


तहसील 


हदबस्त संख्या 

( iil 


जिला 
liv ) . 


गोहाना 


सफीदों 


सिवानामल 


17 


सफीदों 


जीन्द 


शकुन्तला जाखू, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


194 


HARYANA GOVT. GAZ . , MAR. 31 , 2009 (CHTR. 10 , 1931 SAKA) 


[ PARTI 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


-- 


The 23rd March, 2009 


No. 467 - Agri. Sec . ( 1) -2009/ 4545. - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of Sub -section (2 ) 
of Section 6B of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961) and with 
reference to Haryana Government, Agriculture Department notification No. 2179 -Agri. Sec. (1)-2006/18070 , dated the 
5th October, 2006 , the Governor of Haryana hereby includes the area specified in column 3 of the Schedule given 
below , from the market area of Gohana specified under column 1 and includes the same in the market area of 
Safidon specified under column 2 of the said Schedule : 


Schedule 


Area to be excluded from the notified market area of Gohana and to be included 
in the notified market area of Safidon 


Market area 
from which 
area is to be 
excluded 


Market area 
in which 
area is to be 
included 


-- 


2 


3 


Name of Village 


Hadbast Number 


Tahsil 


District 


( ) 


(iv ) 


Gohana 


Safidon 


Siwanamal 


17 


Safidon 


Jind 


SHAKUNTLA JAKHU , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government Haryana , Agriculture Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 19 मार्च, 2009 


क्रमांक 244- ज- 2-2009/ 4373. - श्री खजान सिंह पुत्र स्व ० श्री बधावा सिंह निवासी गांव सरावां, तहसील नारायणगढ़ ( अब उप 
तहसील सढौरा) जिला यमुनानगर को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3( 1 ए) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 4203 - ज-1-1972/ 701 , दिनांक 18 जनवरी, 1973 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । 
इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789 -ज -1-1979/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/ -रुपये वार्षिक , 
अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93 /15918, दिनांक 26 जून , 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना 
क्रमांक 1434 - ज- 2-2002/ 9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5000/ - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन 
किया गया था । 


2. अब श्री खजान सिंह की दिनांक 11 जनवरी, 2007 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री खजान सिंह की पत्नी श्रीमती करतार कौर के नाम फसल खरीफ 2007 से 5000 /- रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


आर ० बी ० खरबन्दा , 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 13 मार्च, 2009 


राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग । 


45449 - C.S.H.G.P ., Chd . 


